निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 फाल्गुन 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 16 मार्च 2016 


( सं0 पटना 215) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
( 34, अली इमाम पथ (हार्डिंग रोड) पटना - 1 ) 


अधिसूचना 

14 मार्च 2016 
सं0 अ0सं0क0 - 4 - 15( वक्फ ) - 02 / 2016 - 28 — वक्फ अधिनियम, 1995 सहपठित वक्फ (संशोधिन ) अधिनियम 
2013 की धारा - 14 में वक्फ बोर्ड के गठन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है । धारा - 14 (1) e) के अनुसार राज्य 
सरकार एक मुस्लिम पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो , को बोर्ड सदस्य के रूप में मनोनयन करने 
का प्रावधान है । 

02 . अधिनियम की धारा - 14(1) e) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री मो० 
अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्ता, मधेपूरा ( कोटि क्रमांक - 269 / 11 ) का मनोनयन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ 
बोर्ड के सदस्य के रूप में करती है । 

03. मनोनित बोर्ड सदस्य का कार्यकाल वक्फ अधिनियम 1995 में वर्णित अवधि पाँच वर्ष अथवा सेवा निवृत्त 
होने तक , जो पहले हो , तक रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 215- 571 +50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic .in 


